सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 15 


2 अग्रहायण, 1938 ( श० ) 
राँची, बुधवार, 

23 नवम्बर , 2016 ( ई० ) 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
23 नवम्बर , 2016 


संख्या- 09 / आरोप - राँची - 105 / 2016 - 6084 /रा., - श्री प्रमोद कुमार चौधरी, तत्कालीन अंचल 
निरीक्षक , शहर अंचल, राँची सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग के द्वारा अंचल 
कार्यालय , शहर अंचल, राँची में अपने पदस्थापन के दौरान लगान निर्धारण अभिलेख सं०- 150/12-13 
( 60/12- 13) उप समाहर्ता, भूमि सुधार सदर, राँची के कार्यालय से दिनांक 18 अप्रैल, 2013 को प्राप्त 
करने परंतु अभिलेख अंचल कार्यालय को हस्तगत नहीं कराने के आरोपों में जिला स्थापना उप 
समाहर्ता, राँची के पत्रांक - 178 (i)/ स्था ., दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 द्वारा श्री चौधरी के विरूद्ध आरोप 
प्रपत्र क उपलब्ध कराया गया है | 

श्री चौधरी के विरूद्ध प्राप्त आरोप प्रपत्र - क एवं संलग्न साक्ष्यों के सम्यक समीक्षोपरांत 
सरकार द्वारा श्री चौधरी के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2016 के नियम -16 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया 
गया है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 23 नवम्बर, 2016 
तदनुसार विभागीय कार्यवाही के संचालन हेत् कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 
के आदेश सं०-7192 , दिनांक 22 अगस्त , 2016 के आलोक में श्री विनोद चन्द्र झा , से.नि . भा.प्र. से. 
को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है । प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में भूमि सुधार उप 
समाहर्ता, सदर राँची को नामित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अवध नारायण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 15 - 50 


